जिस्ट्री सं . ली . एल . - 33004/ 95 


REGD . NO . D . L. - 33004 / 95 


PAID . . 


. 


पयापन 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


PIRAT HIBE 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 3 - उप -बड ( ) 
PART II - Section 3 - Sub - Section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


* PM, NEW DELHI,TA 


सं० 702] 

मई दिल्ली , वृहस्पतिवार , विसम्बर 21, 1995 / अप्रहायण 30, 1917 
No . 702] NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 21 , 1995 / AGRAHAYANA 30 . 1917 


वाणिज्य मन्त्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1995 


( कॉफी -- नियंत्रण ) 


जबकि , केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त जानकारी प्राप्त 
होने पर प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य को उनके खिलाफ कॉफी 
नियम , 1955 के नियम 8 ( घ ) के अधीन कोई कार्रवाई 
करने से पूर्व, दिनांक 5- 12- 95 को इच्छानुसार अभिवेदन 
करने का अवसर दिया गया था ; 

जबकि , प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य ने दिनांक 7- 12- 95 
के अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि " अस्वस्थता " के कारण 
वह 146वीं तथा 147वीं बैठक में भाग नहीं ले सके ; 

जबकि , प्रो , प्रदीप भट्टाचार्य ने 146वीं तथा 147वीं 
बैठक में उपस्थित न होने के लिए अध्यक्ष , कॉफी बोर्ड 
की अनुमति न लेने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया 


का . पा . 984 ( अ ) : --- कॉफी नियम , 1955 के 
नियम 3 और नियम 4 के उपनियम 1 के साथ पठित 
काफी अधिनियम , 1942 ( 1942 का 7 ) की धारा 4 
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के 
दिनांक 17- 12- 1993 का . आ . सं . 964 ई के द्वारा 
प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य को दिनांक 17 दिसम्बर , 1993 से 
शरू करके तीन वर्षों की अवधि के लिए कॉफी बोर्ड के 
सदस्य के रूप में नियुक्त किया था ; । 


जबकि , प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य , अध्यक्ष कॉफी बोर्ड 
की अनुमति के बिना बोर्ड की दो क्रमागत बैठकों, नामतः 
दिनांक 5 - 5 - 95 तथा 9- 8 - 95 को प्रायोजित क्रमशः 
146वीं तथा 147वीं बैठकों , में अनुपस्थित रहे हैं । 


जबकि , प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण 
पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि : 
( 1 ) उन्होंने, दिनांक 5-12- 95 को कारण बताओ 

नोटिस जारी होने तक , कॉफी बोर्ड को मौखिक 
या लिखित रूप में यह नहीं बताया था कि 
वे अस्वस्थता आधार पर 146वी तथा 147वीं 
बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेंगे ; 


3056 GI/ 95 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC . 3 ( ii ) 


- 


- 


. 


L 


. 


Whoroas on receipt of the above information by the Cen : 
tral Government, Prof. Pradip Bhattacharya was given in 
opportunity on 5th December . 1995 to make such represen 
tation as be wished to make before Action under Rulo 8 ( d ) 
of the Coffee Rules, 1955 was taken against him : 

Prof . Pradip Bhattacharya has, in his explana . 
tion dated 7th December, 1995 stated that he could not 
attend the 146th and 147th mectings due to " health grounds " ; 


Whercas Prof. Pradip Bhattacharya has not offered any 
explanation for not obtaining the leave of the Chairman , 
Coffee Board for being absent from the 146th and 147th 
mectings ; 


Whorcas tho Central Government, after considering the 
explanation offered by Prof. Pradip Bhattacharya , is satisfiod 
that : 


(1 ) he did not, until the issue of the show - chuse notice 

on 5th December , 1995 , inform the Coffee Board, 
cithor orally or in writing that he could not attend 

the 146th and 147th meetings on healthgrounds : 
(ül he has not offered any explanation for not obtain 

ing the leave of absence from the Chairman , Coffee 
Board , either before or after the dates of the 146th 

and 147th meetings ; 
( iii ) his explanation appears to be an afterthought and 

ho has not offered any ovidenco in support of his 
explanation ; 


( 2 ) उन्होंने 146वीं तथा 147वीं बैठक की तारीख 

के पहले या बार में , अध्यक्ष, कॉफी बोर्ड से उप 
स्थित न होने की अनुमति नहीं लेने का स्प 

प्टीकरण नही दिया है । 
( 3 ) उनका स्पष्टीकरणं अनुबोध लगता है तथा 

उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई 

साक्ष्य नहीं दिया है । 
जबकि नियम 8 ( ध ) केन्द्रीय सरकार को किसी भी 
ऐसे सदस्य को अपने पद से हटाने का अधिकार प्रदान 
करता है जो अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड की दो 
क्रमागत बैठकों में अनुपस्थित रहता है । 

जबकि ऊपर बताए गए कारणो से केन्द्रीय सरकार 
संतुष्ट है कि नियम 8 ( घ ) में दिए गए पहले आधार पर 
प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य को कॉफी बोर्ड के सदस्य के रूप में उनके 
पद से हटा दिया जाना चाहिए । 

___ जबकि केन्द्रीय सरकार ने इस तथ्य को भी नोट 
किया है कि प्रो , प्रदीप भट्टाचार्य बोर्ड की दिनांक 
10 -1 - 9:1, 5 - 8 - 94 तथा 20- 10- 94 को हुई क्रमण 142वीं , 
143वीं तथा 144 वीं बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति 
के बिना अनुपस्थित रहे हैं और परिणामस्वरूप उन्होंने अपनी 
नियुक्ति के बाद हुई बोर्ड को यह बैठकों में में केवल एक 
बैठक में भाग लिया है । 

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार कॉफी नियम , 1955 
के नियम 8 के खंड ( घ ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग . 
करते हुए. एतद्वारा प्रो . प्रदीप भट्टाचार्य को इस अधि 
सूचना के प्रकाणित होने की तारीख को और तारीख से 
कॉफी बोर्ड की सदस्यता से पदच्युत करती हैं और भारत 
सरकार वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 17-12- 1993 
के का . प्रा . म . 964 ( ई ) की अधिसूचना में निम्न 
लिम्बित संशोधन करती है . अर्थात : - - 

उक्त अधिसूचना में क्रम संख्या 29 तथा उमसे संबंत्रित 
प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी । 

[ फाइल सं . 4 ( 1)/ 93--- बागान ( ख ) । 

आर , चन्द्रशेखर, मयुक्त सचिव 


Wherta ) rulo 8 ( d ) enables the Central Government to 
remove any member from his office if he absents himselt 
trom two consecutive mectings of the Board without the 
leave of the Chairman ; 


143नी तथा 


Whereas for the reasons aforesaid , the Centrul Govern 
mont is satisfied that Prof. Pradip Bhattacharya should be 
romoved from his office as member of tho Coffea Board 
on the first ground contained in rule 8 ( d ) : 


Whereas the Central Government has also taken note of 
the fact that Prof. Pradip Bhattacharya absented himself 
from the 142nd, 143rd and 144th meetings of the Board 
held on 10th January , 1994, 5th August , 1994 and 20th 
October , 1994 respectively without leave of absence of the 
Chairman and as a result attended only one out of the six 
meetings of the Board beld since his appointment : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clausc ( d ) of rule 8 of the Coffce Rules , 1955 , the Central 
Goveromont hereby romoves Prof. Pradip Bhattacharya from 
the membership of the Coffee Board on and from the data 
of publication of this notification , and makes the following 
amendments in the notification of the Government of India . 

Ministrv of Commerce S . O . No. 964 ( E ) , dated 17th Decem 
ber , 1993 . namely : - -- 


JERH 


In the said notification , the serial number 29 and the 

entrios relating thereto shall be omitted . " 


[ File No. 4 ( 1 ) / 93- Plant ( B ) ] 
R . CHANDRASHEKHAR. JI . Secy . 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 21st December , 1995 

(COFFEE CONTROL ) 
S . O . 984 ( E ). . - Whereas , in exercise of the powers con 
ferred by sub -section ( 2 ) of section 4 of the Coffee Act, 
1942 ( 7 of 1942 ) , read with rule 3 and sub -rule , ( 1 ) of 
rule 4 of the Collec Rules , 1955 , the Central Government 
had appointed by notification of Government of India , in the 

Ministry of Commerce, S . O . No. 964 ( E ) dated 17th Decem 
ber , 1993 Professor Pradip Bhattacharya as Member of the 
Coffee Board for a period of three years beginning from the 
17th of December, 1993 : . . 

Whereas Próf. Pradip Bhattacharya absented himself from 
two consecutive meetings of the Board , namely , 146th and 
147th meetings held on Sth May, 1993 and 9th August, 1995 
respectively . without the leave of the Chairman , Coffee 
Board : 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 21 दिसम्बर, 1995 

( काफी नियंत्रण ) 
का . पा . 985 ( अ ) : - - जबकि , कॉफी नियम , 1955 
के नियम 3 और नियम 4 के उपनियम 1 के साथ पठित 
कॉफी अधिनियम , 1942 ( 1942 का 7 ) की धारा 
4 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय 
के दिनांक 17- 12- 1993 के का . श्रा , सं . 964 ( ई ) 


[ भाग II - खण्ड ३( ii )] 


भारत का राजगर : असाधारण 


के द्वारा श्री प्रभु दास पटेल को दिनांक 17 दिसम्बर , 
1993 से शुरू करके तीन वर्षों की अवधि के लिए कॉफी 
बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया था । 

जबकि , श्री प्रभु दास पटेल बोर्ड की पांच क्रमागत 
बैठकों नामतः दिनांक 5- 8- 94, 20- 10- 94 , 30- 1- 95 , 
5 - 5 - 95 तथा 9 - 8- 95 को हुई क्रमशः 143 वीं , 144वी , 
1 4 5वीं , 146 वीं , तथा 147 वीं , बैठकों में अनुपस्थित 


जबकि ऊपर बताए गए कारणों में केन्द्रीय सरकार 
सन्तुष्ट है कि श्री प्रभु दास पटेल को नियम 8 ( घ ) में 
विए गए दोनो आधारों पर काफी बोर्ड के सदस्य के रूप 
में उनके पद से हटा दिया जाना चाहिए । 

इसलिए, अब , केन्द्रीय सरकार कॉफी नियम , 1955 
के नियम 8 के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए एतद्वारा श्री प्रभु दास पटेल को , इस अधिसूचना 
के प्रकाशित होने की तारीख को तथा इस तारीख से , कॉफी 
बोर्ड की सदस्यता से . पदच्यक्त करती है तथा भारत सरकार 
वाणिज्य मंत्रालय के विनाक 17-12-1993 के का , प्रा . 
मं , 964 ( ई ) की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : --- 

उक्त अधिसूचना में श्रम संख्या 28 तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी । 


[ फाइल सं . 4 ( 1 ) / 93---- बागान ( ख ) ] 

आर . चन्द्रशेखर , संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi , the 21st December , 1995 

( COFFEE CONTROL ) 
SO 9861E . _ _ Wherens. in exercise of the Bowers conter 
red by sub - section ( 2 ) of section 4 of llic Collco Act, 1942 
( 7 of 1942 ) reud with rule 3 and sub -rule ( 1 ) of rule 4 of 
the Coffee Rules , 1955 , the Central Government had appoint 
ed by notification of Government of India , in tbo Ministry 
of Commerce , S . O . No. 964 ( E ) dated 17th December , 1993 , 
Shri Prabhu Das Patel as Member of the Coffee Board for 
a period of thice years beginning from the 17th of Decem 
ber . 1493 : 


जबकि , उपरिकथित बैठकों में से बह दो ऋमिक बैठकों 
अर्थात् दिनांक 5- 5- 95 तथा 9- 8- 95 को हुई 146 वीं 
तथा 147 वीं बैठकों में अध्यक्ष कॉफी बोर्ड की अनुमति 
के बिना अनुपस्थित रहे हैं । 

जबकि , केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त जानकारी मिलने 
पर , श्री प्रभु दास पटेल को, उनके खिलाफ कॉफी नियम , 
1955 के नियम 8 ( घ ) के अधीन कोई कार्रवाई होने से 
पूर्व दिनांक 5-12- 95 को इच्छानुसार अभिवेदन करने का 
अयमर दिया था । 

जबकि , श्री प्रभु दास पटेल . ने अपने दिनांक शून्य के 
स्पष्टीकरण में बताया है कि बोर्ड की 146वीं तथा 147वी 
बैठकों की सूचना तथा बैठकों के लिए कार्यसूची टिप्पणी 
उन्हें बैठकों होने की तारीख के बाद प्राप्त हुई हैं । 
___ जबकि , श्री प्रभु दास पटेल ने बार्ड की 143 वीं तथा 
1444वीं बैटको से अध्यक्ष की अनमति के बिना अनुपस्थित 
रहन का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और तीन क्रमागन 
बैटकों से किसी कारण में अनुपस्थित रहने का कोई स्पष्टी 
करण नहीं दिया है । 

जबकि , श्री प्रभ दास पटेल द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण 
पर विचार करने के बाद केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि : - - 
( 1 ) उन्होंने, दिनांक 5- 12-1995 को कारण बताओ 

नोटिस जारी होने तक कॉफी बोर्ड को या 
केन्द्रीय सरकार को मौखिक या लिखित 
रूप में ऐसी कोई शिकायत नहीं की है कि 
उन्हें बोर्ड की 146वी तथा 147वीं बैठको 
के लिए सूचना तथा कार्यसूची दस्तावेज बैठक 

होने की तारीखों से पहले नहीं मिले थे । 
( 2 ) उनका स्पष्टीकरण अनुवोध लगता है तथा 

उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में कोई 

साक्ष्य नहीं दिया है । 
( 3 ) उन्होंने तीन क्रमिक बैठकों से अनुपस्थित होन 

का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । 
जबकि नियम 8 ( घ ) केन्द्रीय मरकार को , किसी भी 
ऐसे सदस्य को अपने पद से हटाने का अधिकार प्रदान 
करता है जो अध्यक्ष की अनुमति के बिना बोर्ड को दो 
क्रमिक बैठकों में तथा किसी भी हाल में तीन क्रमिक बैठको 
में अनुपस्थिति रहता है । 


Whereas Shri Prabhu Duy Patel absented himself from 
Give conxecutive meetings of the Board , namely , 143rd , 144th , 
145th. 146th and 147th meetings held on 5th August , 1994 
20th October , 1994 , 30th January , 1995 , 5th May , 1995 and 
9th August, 1995 respectively ; 


Whereas of the aforesaid meetings , he avsonted himselt 
from two consecutive meetings , namely , the 146th and 147tlı 
mectings held on 5th May , 1995 and 9th August, 1995 , with 
out the leave of the Chairman , Coffco Buard ; 


Whereas on receipt of the above information by the Cen 
tral Government , Slui Prabhu Das Patcl was given an oppor 
tun !ly on 5th December , 1995 to 2 : ko such representation 
as he wished to make before action under Rule 8 ( ) of the 
Coffee Rulos , 1955 , was taken against him ; 


Whereas Shri Prabhu Das Patel has, in his explanation 
duted nil, stated that ho had received intimation of the Board 
mectings as well as agenda papers for the 146th and 147th 
inectings after the completion of the niccting dates ; 


Whorcas Shri Prabhu Das Patel has not offered any ex 
planation for being absent from the 143rd and 144th meet 
ings of the Board without tho leave of the Chairman and he 
119s not offered any explanation for absenting himsolf in 
any cise from three consecutive meetings %3B 

Whereas the Central Government, after considering the er . 
planation offered by Shri Prabhu Das Patel is satisfied that : 
( i ) he did not, until the issue of the show - causc notice 

on 5th December , 1995 , make any complaint to the 
Coffea Board or to the Central Government , eithet 
orally or in writing , that he had not received inti 
mation as well as agondą papers of the 146th And 
.147th Board meetings before the dates of the mecl 
Ings %3B 


Coffee Beecember, 1995 , malt the show -caliger 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 ( ii ) ] 


( ii ) his explanation appears to be an afterthought and 

he has not offered any cvidence in support of his 

explanation ; 
(iii ) he has not offered any explanation for being absent 

trom thrce consecutive meetings ; 
Whereas rulo 8 ( d ) enables the Central Government to 
remove any member from his office if ho absents himself 
from two consecutive meetings of the Board without the 
lcavo of the Chairman and in any case from three conse 
cutivo meetings ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
clause ( d ) of rule 8 of tho Coffee Rules, 1955 , the Central 
Government hereby removes Shri Prabhu Das Patel from 
tho membership of the Coffee Board on and from the date 
of publication of this notification and makes the following 
amendmonts in the notification of the Government of India , 
Ministry of Commerce S. O . No . 964 ( E ) dated 17th Decem 
ber , 1993, namely : 


In the said notification , the serial number 28 and the 
entries relating thereto shall be omitted . 


Whereas for the reasons Aforesaid , the Central Govern 
ment iş satisfied that Shri Prabhu Das Patel should be le 
moved from his offico 49 Member of the Coffee Board on 
both grounds contained in Rulo 8 ( a ) : 


[ File No. 4 ( 1 ) / 93 - Plant (B ) ) 
R . CHANDRASHEKHAR , It . Secy. 


Prated by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Maya Puri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Dolbl- 110054 , 1995 


